PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 27, 1976 (VYSK . 7, 1898 SAKA ) 


625 


71 1 


का 694 ज ( II) -76/11449.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 

ई प्रो 1 है ) की धारा 2 ( ए ) ( 11 ) मा 3( 1 ए ) के 
प्रहार हो । हो । हागा के राजाल श्री गोवर सिंह, पुत्र श्री सादी राम, ग्राम धारोली , 
तहसील झज्जर, जिला रोहतक , को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युट जागीर सनद में दी गई हतों के 
मनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 422-ज ( II )-76/11453.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है की धारा 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौपें गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बनवारी लाल, पुत्र श्री नेत राम, गांव बह अकबर पुर, तहसील व जिला रोहतक को रवी 
1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 641-ज (II ) 76/11457.-- हरियाणा सरकार , राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 64 
ज ( II ) -76/4960, दिनांक 17 फरवरी , 1976 ( जोकि हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 1976 में प्रकाशित हुई है की 
तीसरी लाईन में प्रताप कौर की बजाये प्रताप सिंह पढ़ा जाये । 


-- 


क्रमांक 423 ज ( II )-76/ 11463.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाय गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों की वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है 


.. 


क्रमांक , जिला 


जागीर पाने वाले क नाम 


गांव व पता तहसील 


फसल/ वर्ष जब से जागीर बाषिक 

दी गई , राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 रोहतक 


श्रीमती छोटी, विधवा श्री मामचन्द 


बरखेड़ा 


रोहतक 


रबी 1973 से 


150 


2 रोहतक 


श्रीमती राजदेवी, विधवा श्री बिजे सिंह 


कलिंगा 


रोहतक 


100 


खरीफ 1965 से रबी 
1970 तक 


खरीफ 1970 से 3 


150 


3 रोहतक 


श्रीमती संभोती देवी , विधवा श्री कालू राम 


कलिंगा 


रोहतक 


रबी 1967 से रवी 1970 


100 


तक 


खरीफ 1970 से 


150 


4 रोहतक 


श्री राय सिंह, पुत्र श्री रामलाल 


टुमना 


झज्जर 


रबी 1973 से 


150 


5 रोहतक 


श्रीमती पारवती, विधवा नेकीराम 


कानहड़वास 


झज्जर 


रबी 1973 से 


150 


6 रोहतक 


श्री सरदार सिंह, पुत्र श्री दलसुख राम 


उसमानपुर 


रबी 1973 से 


150 


क्रमांक 295 ज- ( I) -76/ 11467.- श्री हरनाम सिंह पुत्र श्री डोड राम , गांव पैतावास खुर्द तहसील चरखी दादरी , जिला 
महेन्द्रगढ़ ( अब भिवानी ) की दिनांक 14 अगस्त, 1971 को हु मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युट पुरस्कार 
अधिनियम 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 ए व 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन 

अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहर्ष मादेश देते 
है , कि श्री हरनाम सिंह की मुब्लिग 140 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10038 जे एन III 
65/8500, दिनांक 15 नवम्बर, 1965 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती श्योकीरी के नाम रबी 1972 से हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 55041- बार-III -70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 के अनुसार 150 रुपए वार्षिक की दर से 
सनद में दी गई शो के अर्नगा तबदील की जाती है । 


